निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 27 जून 2018 


( सं0 पटना 618) 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

25 मई 2018 
सं० वि . प . वि .- 41/ 2018 - 928 ( 3 ) वि . प . - माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् को संबोधित आम जनता 
तथा माननीय सदस्यों से विभिन्न विषयों पर प्राप्त आवेदन / अभ्यावेदन पर जाँच एवं उनके समुचित निस्तार हेतु माननीय उप 
सभापति , बिहार विधान परिषद् द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 65 के तहत् 
दिनांक - 25 .05. 2018 के प्रभाव से " अभ्यावेदन समिति " का निम्नवत् गठन करने की कृपा की गई है । 
माननीय सभापति 

पदेन अध्यक्ष 
श्री कृष्ण कुमार सिंह 

संयोजक 
श्री बीरेन्द्र नारायण यादव 

सदस्य 
श्री आदित्य नारायण पाण्डेय 

सदस्य 
माननीय उप सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

सुनील कुमार पंवार , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 6 18-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


